रजिस्ट्री सं डीएलए- 33004/ 97 


REGD. NO . D . L.- 33004/97 


-----.. 


15 


. 


. 


- 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


U 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप- खण्ड ( i ) 
PART L - Section 3 - Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


" 


.. . 


सं . 156 ] 
No. 156 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11 , 1997/ चैत्र 21, 1919 
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 1997/ CHAITRA 21, 1919 


खान मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 11 अप्रैल, 1997 


सा . का . नि . 214 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार खान और खनिज ( विनियमन और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67 ) की धारा १ की 
उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : 


खान और खनिज ( विनियमन और विकास ) अधिनियम , 1957 की द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी , अर्थात् : 


" द्वितीय अनुसूची 
( धारा १ देखिए ) 


मद 1 से 10 और 12 से 42 पर खनिज की बाबत सभी राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्रों में , पश्चिमी बंगाल राज्य के सिवाय , लागू स्वामित्व 
की दरें । 
1. एगेट 

तिहत्तर रुपये प्रति टन 
2. (i ) ऐपाटाइट 
( क ) 27 % पी ओ से ऊपर 

अस्सी रुपये प्रति टन 
( ख) 20% पी ओ, से 27% पी ओ तक 

चवालीस रुपए प्रति टन 
( ग) 20% से कम पी ओ . 

उन्नीस रुपए प्रति टम 
( i ) शैल फास्फेट 
( क ) 25% पी ओ से ऊपर 

विक्रय मूल्य का ग्यारह प्रतिशत मूल्यानुसार 
( ख ) 25 % पी ओ, तक 

विक्रय मूल्य का पांच प्रतिशत मूल्यानुसार 


पर 


936GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( )] 


- 


ऐस्बेस्टास : 
( क ) क्रिसोटाइल 
( ख ) ऐम्फिाबोल 
बैराइट्स , सभी ग्रेड 


सात सौ छब्बीस रुपये प्रति टन 
इकत्तीस रुपये प्रति टन 
विक्रय मूल्य का साढ़े पांच 
प्रतिशत, मूल्यानुसार 
इकतालीस रुपये प्रति टन 


बोक्साइट सभी ग्रेड 
आउन इल्मेनाइट ( ल्यूक्रायक्सीन ): 
इल्मेनाइट स्टाइल और जिरकोन : 


विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत , 


7 . 


कैडमियम 


मूल्यानुसार 
एक टन अयस्क में कैडमियम 
धातु के प्रति एक प्रतिशत पर 
बयासी रुपये और आनुपातिक 
आधार पर । 
अड़तालीस रुपये प्रति टन 


कैल्साइट 
चीनी मिट्टी, जिसे काओलिन भी कहा 
जाता है ( जिसके अंतर्गत बालकले भी 
है ) और श्वेत शैल : 
( क ) अपरिष्कृत 
( ख ) प्रसंस्कृत ( जिसके अंतर्गत घुली 

हुई भी है ) 
क्रोमाइट सभी ग्रेड 


अठारह रुपये प्रति टन 


अड़सठ रुपये प्रति टन 
विक्रय मूल्य का साढ़े सात 
प्रतिशत, मूल्यानुसार 


कोयला 


ताम्र सांद्रण 


लंडन धातु विनिमय धातु का 0.7 
प्रतिशत मूल्यानुसार प्रति टन सांद्रण 


उत्पाद पर प्रभार्य। 
दो सौ इकत्तीस रुपये प्रति टन । 
अट्ठाइस रुपये प्रति टन 


सत्रह रुपये प्रति टन 


कोरंडम 
डोलोमाइट, लाइमशेल 
फेल्सपार , 
अग्निसह मृतिका (जिसमें प्लास्टिक , 
पाईप, अश्वमुद्रणीय और प्राकृतिक 
पोजोलेनिक मृतिका भी है ) 
फ्लूओरस्पार (जिसे फ्लूओराईट 
भी कहा जाता है ); 
( क ) सांद्रप, हस्त छटाई खनिज 
जिसमें 30 प्रतिशत सी ए एफ , 
या उससे न्यून हो 


16. 


विक्रय मूल्य का काई प्रतिशत 
मूल्यानुसार 


[ भाग 11 - खण्ड ३ ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


L 


( ख ) जिसमें 30 प्रतिशत से अधिक 


सी ए एफ , हो 
गार्नेट ( अपधषक ) 
मेगनेसाइट 


विक्रय मूल्य का पांच प्रतिशत , 
मूल्यानुसार 
विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत , 
मूल्यानुसार 


स्वर्ण : 


( क ) प्राथमिक 


धातु विक्रय मूल्य का डेढ प्रतिशत, 
मूल्यानुसार 
धातु विक्रय मूल्य का ढाई प्रतिशत, 


( ख ) उपोत्पाद 


मूल्यानुसार 


दो सौ पांच रु पये प्रति टन 


एक सौ दस रु पये प्रति टन 


पैंतालीस रुपये प्रति टन 


अट्ठाईस रुपये प्रति टन 
बाईस रुपये प्रति टन 


ग्रेफाइट : 
( क ) 80 प्रतिशत या उससे 

अधिक नियत कार्बन सहित 
( ख ) 40 प्रतिशत या उससे 

अधिक नियत कार्बन सहित किन्तु 
80 प्रतिशत नियत कार्बन 

से कम 
( ग ) 20 प्रतिशत या उससे 

अधिक नियत कार्बन सहित 

किन्तु 40 प्रतिशत नियत कार्बन से कम 
( घ ) 20 प्रतिशत नियत कार्बन से कम 
जिप्सम 
लोहा अयस्क : 
( i ) लम्पस : 
( क ) जिसमें 65 प्रतिशत या अधिक 

लोहा हो 
( ख ) जिसमें 62 प्रतिशत या उससे 

अधिक किन्तु 65 प्रतिशत से 

कम लोहा हो 
( ग ) जिसमें 60 प्रतिशत या उससे 

अधिक किन्तु 62 प्रतिशत से 

कम लोहा हो 
( घ ) जिसमें 65 प्रतिशत से कम लोहा 

हो 
(ii) चूर्ण ( अयस्क के खनन और चिक्कण 

किए जाने के अनुषंग में उत्पादिक 
प्राकृतिक पूर्ण भी है ) 


साढ़े इसकीस रुपये प्रति टन 


बारह रुपये प्रति टन 


साढे आठ रुपये प्रति टन 


छ; रुपये प्रति टन 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC, 3 (i) ] 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


साढे पंद्रह रुपये प्रति टन 


( क ) जिसमें 65 प्रतिशत या उससे 

अधिक लोहा हो 


( ख ) जिसमें 62 प्रतिशत या उससे 


साढे आठ रुपये प्रति टन 


अधिक लोहा हो किन्तु 
65 प्रतिशत से कम लोहा हो 


( ग ) जिसमें 62 प्रतिशत से कम 


छ रुपये प्रति टन 


लोहा हो 


( iii ) निम्न ग्रेड अयस्क जिसमें 40 


दो रुपये पचास पैसे प्रति टन 


प्रतिशत या उससे कम लोहा 
हो के सज्जीकरण और / या सांद्रण द्वारा 
निर्मित सांद्रण 


22. 


सीसा सांद्रण 


लंडन धातु विनिमय धातु का 


मूल्यानुसार चार प्रतिशत प्रति टन 
सांद्र उत्पाद पर प्रभार्य 


23. 


चूना पत्थर 
( क ) एल. डी. ग्रेड (जिसमें सिलिका 

की मात्रा 1. 5 प्रतिशत से 


पचास रुपये प्रति टन 


कम है ) 


( ख ) अन्य 


बत्तीस रुपये प्रति टन 


24. 


मैग्नीज अयस्क : 


एक सौ बारह रुपये प्रति टन 


( क ) मैग्नीज डाइआक्साइड 

( जिसमें 78 प्रतिशत या उससे 
अधिक एम एन ओ, और 4 प्रतिशत 

या उससे कम लोहा है ) 
( ख ) 46 प्रतिशत एम . एन. और उससे 


ब्यालीस रुपये प्रति टन 


ऊपर 


( ग ) 35 प्रतिशत एम एन और 


पच्चीस रुपये प्रति टन 


सत्रह रुपये प्रति टन 


उससे ऊपर किन्तु 46 प्रतिशत 

एम एन से कम 
( घ ) 25 प्रतिशत एम एन से ऊपर 

किन्तु 35 प्रतिशत एम एन से कम 
( ऊ ) 25 प्रतिशत एम एन से कम 
( च ) सांद्रण 


सात रुपये प्रति टन 
दो रुपये प्रति टन 
विक्रय मूल्य का चार प्रतिशत , 


25 . 


अपरिष्कृत अभ्रक , अभ्रक अपशिष्ट 


और कतरन 


मूल्यानुसार 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


% 


- 

- 


- 


- 


- 


3 


- 


- 


मोनेजाइट 


एक सौ पच्चीस रुपये प्रति टन 


निकल अयस्क 


एक टन में निकल धातु के प्रति 


प्रतिशत पर दो रुपये पच्चीस पैसे 


और आनुपातिक आधार पर 


ओकर 


ग्यारह रुपये प्रति टन 


पाइराइट्स 


एक टन में गंधक युक्त पाइराइट्स 


के एक टन पर पैंसठ पैसे प्रति यूनिट 


और आनुपातिक आधार पर 


पाइरोफालाइट 


चौबीस रुपये प्रति टन 


क्वार्टज़, सिलिका बालू , सांचा 


तेरह रुपये प्रति टन 


बालू और क्वार्टजाइट 


भराई के लिए बालू 


सीन रुपये प्रति टन 


सैलेनाइट 


पचास रुपये प्रति टन 
विक्रय मूल्य का ढाई प्रतिशत, 


सिलोमेनाइट 


मूल्यानुसार 
विक्रय मूल्य का पांच प्रतिशत, 


चांदी 


मूल्यानुसार 


स्लेट 


चालीस रुपये प्रति टन 


टैल्क / स्टीटाइट/ सोपस्टोन : 


( क ) कीटनाशक ग्रेड 


पच्चीस रुपए प्रति टन 


( ख ) कीटनाशक ग्रेड से भिन्न 


टंगस्टन अयस्क 


पैंसठ रुपए प्रति टन 
प्रति टन डब्ल्यू ओ का प्रति प्रतिशत 
अयस्क पर बीस रुपए प्रति यूनिट और 
आनुपातिक आधार पर 


यूरेनियम 


0.05 प्रतिशत मात्रा तक यू ओ युक्त शुष्क 
अयस्क के लिए, जिसमें 0. 01 प्रतिशत 
बढ़ोतरी/ कमी के लिए एक रुपया पचास पैसे 
प्रति मीट्रिक टन अयस्क को आनुपातिक 
बढ़ोतरी/ कमी है , पांच रुपए 


बरमीक्यूलाइट 


पच्चीस रुपए प्रति टन 


जस्ता सांद्रण 


लंडन धातु विनिमय धातु का साढ़े तीन 
प्रतिशत , मूल्यानुसार प्रति टन सांद्र 
उत्पाद पर प्रभार्य 


42. 


विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत, मूल्यानुसार 


सभी अन्य खनिज, जो इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट नहीं हैं । 
436 - - 10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — Sec . 3 (1)] 


1L 


DIUL 


* * कोयला जिसमें लिग्नाइट भी सम्मिलित है से संबंधित मद सं. 11 की बाबत भारत सरकार कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का . नि . 748 

( 37) arta 11 37914 , 1994 it Á. I . FI. 27 ( 37 ) fait 13 J94 , 1995 RT 987 A T 1997 T4 TEA 
जब तक कोयला मंत्रालय द्वारा पृथक् अधिसूचना के माध्यम से पुनरीक्षित नहीं की जाती। " 

[ FI. Fİ . 3 /5 /95 - T6] 

एम . सी . महापात्र, संयुक्त सचिव 
टिप्पण: मद संख्यांक 11 में निर्दिष्ट खनिज को छोड़कर अन्य खनिजों की बाबत पश्चिमी बंगाल राज्य के लिए स्वामित्व की दरें वही रहेंगी जो भारत 
HR # RE UT HITY ( un form ) fr H . H .97. 7. 458 ( 37 ) RTG 5 776, 1987 # Poffe 


MINISTRY OF MINES 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 11th April, 1997 


G . S . R . 214 (E ). In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of section 9 of the Mines and Minerals (Regu 
lation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the CentralGovernment hereby makes with immediate effect, the following 
further amendments to the Second Schedule to the said Act, namely :--- 

In theMines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 , for the Second Schedule, the following Schedule 
shall be substituled , namely : - - 

" THE SECOND SCHEDULE 

(See section 9 ) 
RATES OF ROYALTY IN RESPECT OF MINERALS AT ITEM 1 TO 10 AND 12 TO 42 APPLICABLE IN ALL 
STATES AND UNION TERRITORIES EXCEPT, THE STATE OF WEST BENGAL . 


Seventy three rupees per tonne . 


2. 


(i) 


Eighty rupees per tonne . 
Forty -four rupees per tonne . 


2 


Agate 
Apatite : 
(a ) Above 27 per cent P , O , 
(b ) 20 to 27 per cent PO 
(c) Toss than 20 per cent 
P , O , 
Rock Phosphate : 
(a) Above 25 per cent P,O , 


Nineteen rupees per tonne . 


(ii) 


(b ) upto 25 per cent P,0 , 


Eleven per cent of sale price on 
ad valroem basis . 
Five per cent of sale prise on 
ad valroem basis. 


3. 


Asbestos: 
(a ) Chrysotile 


Amphibole 
Barytes, all grades 


Seven hundred and twenty - six 
rupees per tonne . 
Thirty -one rupees per tonne. 
Five and half per cent of 
sale price on ad valorom basis. 
Forty -one rupees per tonne. 


Bauxite , all grades 
Brown ilmenite (leucoxene ): 
Ilmenite , Rutile and Zircon ; 


Cadmium 


Two per cent of sale price on 
ad valorem basis . 
Eighty two rupees per unit 
percent of cadmium metal per tonne 
of ore and on prorata basis . 
Forty -eight rupees per tonne . 


Calcite 
Chinaclay , also called 
Kaolin ( including ballclay ) 
and white shale 
Crude 
Processed ( including washed ) 


(a ) 
(b ) 


Eighteen rupees per tonne. 
Sixty oight rupees per tonne . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ T ]I - U95 3 ( ) ] 

Chromite, all grades 


10 . 


11. 
12. 


Coal 
Copper concentrate 


Seven and half per cent of 
sale price on ad valorem basis. 
* * 
Zero point seven per cent of 
London Metal Exchange 
metal price on ad valorem basis 
chargeable per tonne of concentrate 
produced 
Two hundred thirty one rupees per tonne. 


Twenty eight rupees per tonne. 


Seventeen rupees per tonne. 


(a ) 


Corundum 
Dolomite , 
Limeshell 
Felspar , 
Fireclay ( including plastic , 
pipe lithomargic and natural 
pozzolanic clay ) 
Fluorspar (also called 
fluorite ): 
Concentrate, Handsorted 
mineral containing 30 
percent CaF , or less . 
Containing more than 30 
percent CaF , 
Gamet ( Abrasive ). 
Magnesite . 
Gold : 
Primary 


Two and half percent of sale price 
on ad valorem basis. 


(b ) 


Five percent of sale price on 
ad valorem basis. 
Three porcent of sale price on 
ad valorem basis . 


(a ) 


(b ) 


By-product 


One and half per cent ofmetal 
sale price on ad valorem basis. 
Two and half per cent ofmetal sale 
price on ad valorem basis, 


Two hundred five rupees per tonne. 


One hundred ten rupees per tonne. 


Forty five rupees per tonne . 


( d ) 


Twenty eight rupees per tonne. 


Twenty two nipees per tonnc . 


(i) 


(a ) 


Graphite: 
With 80 percent or 
more fixed carbon . 
With 40 per cent or 
more but less than 80 
percent fixed carbon . 
With 20 percent or 
more but less than 40 
percent fixed carbon . 
With less than 20 
percent fixed carbon . 
Gypsum 
Iron Ore : 
Lumps : 
65 per cent Fe content 
ormore 
62 percent Fe content 
or more but less than 65 
percent Fe 
60 percent Fe content 
or more but less than 62 
percent Fe 
Less than 60 percent 
Fc content 
Fines (including 
inter alia , natural fines 
produced incidental to 
mining and sizing of lumpy ore ) 
65 percent Fe 
content ormore 


Twenty one rupees and fifty paisc 
per tonne. 
Twelve nipees per tonne. 


(c) 


Eight rupees and fifty paise per 
tonne . 


Six rupees per tonne. 


( ii) 


(a ) 


Fifteen rupees and fifty paise per 
tonne . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec. 3 (i)] 


(6 ) 


Eight rupees and fifty paise por 
tomc. 


(c ) 


Six rupees per tonne . 


62 percent Fo content 
or more but less than 
65 percent Fe 
Less than 62 percent 
Fe content 
Concentrates 
prepared by beneficiation 
and /or concentration of low 
grade ore containing 40 percent 
Fe or less. 
Lead concentrate. 


Two rupees and fifty paise per 
tome, 


22 . 


Four per cent of London 
Metal Exchange metal 
price on ad valorein basis 
chargeable per tonne of 
concentrate produced . 


Fifty rupees per tonnc. 


Thirty two rupees per tonne. 


One hundred twelve nipees per tonne . 


(b ) 


Limestone : 
L . D . grade (less than 
1.5 . percent silica content ) 
Others 
Manganese ore ; 
Manganese dioxide 
( containing 78 percent or more of 
MnO , and 4 percent or below Fe ) 
46 per centMn and above 
35 per cent Mn and above 
but below 46 percent Mn 
25 percentMn and above 
but below 35 percent Mn 
Below 25 percent Mn 
Concentrates 
Crudo Mica , Waste and 
Scrap Mica 
Monazite 
Nickel ore 


Forty two rupees per tonne . 
Twenty five rupees per tonne . 


(C ) 


Seventeen rupees per tonne. 


Seven rupees per tonne. 
Two rupeesper tonno . 
Four percent of sale price on 
ad valorem basis . 
One hundred twenty five rupees per tonne . 

Two rupees and twenty five paise per unit 
percent of contained nickelmetalper tonne 
of ore and on prorata basis. 
Eleven rupees per tonne, 
Sixty five paise per unit percent 
of sulphur per tonne of ore and on 
pro - rata basis. 
Twenty four rupees per tonne. 
Thirteen nipees per tonne. 


Ochre 
Pyrites 


Pyrophyllite 
Quartz , Silica sand, 
moulding sand and 
Quartzite 
Sand for Stowing 
Selenite 
Sillunanite 


Three rupees per tonne. 
Fifty rupees per tonne. 
Two and half percent of salo 
prico on ad valorem basis . 
Five percent of sale price on 
ad valorem basis 
Forty rupees per tonne. 


Silver 


Twenty five rupees per tonne. 


(a ) 
(b ) 


Slate 
Tald/ Steatite/Soapstone: 
Insecticide grade 
Other than insecticide 
grade 
Tungsten ore 


Sixty five rupees per tonne. 
Twenty rupees per unit per cent 
of contained WO , per tonne of 
ore and on pro rata basis . 


[ 471U - 245 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


39. Uranium 

Five rupees for dry ore with 
UO , content of Zero point zero 
five percent with pro -rata increase/ 
decrease at the rate of one rupee 
and fifty paise per metric tonno of 
ore for Zero point zero one percent increase/ 

decrease . 
40 . Vermiculite 

Twenty five rupees per tonne . 
41. Zinc concentrate 

Three and half per cent of 
London Metal Exchange 
metal price on ad valorem basis 
chargeable per tonne of concentrate 

produced . 
All other minerals 

Ten percent of sale price on 
notherein before 

ad valorem basis . 
specified 
* * Rates of Royalty in respect of item 11 relating to Coal including Lignite as revised vide notification numberGSR 

748 (E ), dated the 11th October , 1994 and notification number GSR 27(E ), dated the 13th January , 1995 of 
Government of India , Ministry of Coal will remain in force until revised through a separate notification by the 
Ministry of Coal. 


42 . 


Note : The rates of royalty for the State of West Bengal in respectof the minerals except the mineral specified against item 

number 11 shall remain the same as specified in thenotification of the Government of India in theMinistry of Steel and 
Mines (Department ofMines ) number GSR 458 (E ), dated the 5th May, 1987 ." 


[F . No. 3/5 /95 -MVI.] 


M . C . MAHAPATRA , Jt. Secy . 


Note : The Second Schedule was amended carlier vide notification Nos. : 


GSR No. 175 (E ) dated 31st March , 1975. 
GSR No . 407 (E ) dated 14th July , 1975. 
GSR No. 584 (E ) dated 13th December, 1975 . 
GSR No . 321(E ) dated 12th June, 1978 . 
GSR No . 2 (E ) dated 1st January , 1979. 
GSR No. 67(E ) dated 13th February , 1979 . 
GSR No.63(E ) dated 12th February, 1981. 
GSR No. 449 (E ) dated 23rd July . 1981 . 
GSR No. 458 (E ) dated 5th May , 1987. 
GSR No. 856 (E ) dated 14th October, 1987 . 
GSR No. 516 (E ) dated 1st August, 1991. 
GSR No . 100 (E ) dated 17th February , 1992. 
GSR No . 748 ( E ) dated 11th October, 1994 . 

GSR No . 27 (E ) dated 13th January, 1995. 
736 tilas 


14 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (1)] 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 अप्रैल , 1997 
सा . का . नि . 215 ( म ) . .. केन्द्रीय सरकार , खान और खनिज ( विनियमन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 67 ) की धारा 9 - क 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 
खान और खनिज ( विनियमन और विकास ) अधिनियम, 1957 में , तृतीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् : 

" तृतीय अनुसूची 
( धारा १ - क देखिए) 

अनिवार्य भाटक की दरें 
पश्चिमी बंगाल राज्य के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागू । 

पट्टों को लागू अनिवार्य भाटक , उनसे भिन्न जिनको, संबंधित पट्टेदार के स्वामित्वाधीन उद्योगों को कच्ची सामग्री के प्रदाय के लिए 
अभिप्राप्त किया गया है । 
( प्रति वर्ष प्रति हैक्टेयर अनिवार्य भाटक की दरें रुपयों में ) 


“ खनन पट्टा प्रवर्ग 


पट्टे का 
पहला वर्ष 


पट्टे का 2 से 
5वां वर्ष 


पट्टे का 6 से 
10वां वर्ष 


पट्टे का 11वां 
वर्ष और उससे आगे 


( क ) 50 हैक्टर तक पट्टा क्षेत्र 


120 


180 


शून्य 


160 


240 


( ख ) 50 हैक्टर से अधिक किन्तु 

100 हैक्टर से अत्यधिक 
पट्टा क्षेत्र 


( ग ) 


शून्य 


120 


200 


300 


100 हैक्टर से अधिक 
पट्टा क्षेत्र 


2. संबंधित पट्टेदार के स्वामित्वाधीन उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के प्रदाय के लिए अभिप्राप्त किए गए पट्टे की दशा में अनिवार्य भाटक 
की दरें पट्टा क्षेत्र को विचार में लाए बिना ऊपर मद सं ( क ) की बाबत जो दी हैं उसके अनुसार लागू होंगी । 


टिप्पण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य के लिए अनिवार्य भाटक की दरें वही रहेंगी जो भारत सरकार के इस्पात और खान 

मंत्रालय ( खान विभाग ) की अधिसूचना सं. सा . का .नि . 458 ( अ ) तारीख 5 मई, 1987 में विनिर्दिष्ट हैं । " 


[ फा . सं. 3/5/ 95 - एम 6 ] 
एम. सी. महापात्र, संयुक्त सचिष 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 11th April, 1997 


G. S. R. 215( E).---In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 9A of the Mines and Minerals 
(Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957 ), the Central Government hereby makes with immediate effect, the 
following amendments to the Third Schedule to the said Act, namely :- - 


In the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, for the Third Schedule , the following Schedule 
shall be substituted , namely :-- 


[ 477 11 - U15 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" THE THIRD SCHEDULE 


(See section 9- A ) 


RATES OF DEAD RENT 


(APPLICABLE FOR ALL STATES AND UNION TERRITORIES EXCEPT THE STATE OF WEST BENGAL ) 

The rates of dead rent applicable to the leases other than those obtained for supply of raw material to the industry 
owned by the concerned lessee : 
(Rates of Dead Rent in Rupees per hectare per annum ) 


Category of the 
mining lease 


1st year of 
the lease 


2nd to 5th 
year of the 
lease 


6th to 10th 
year of the 
lease 


11th year of the 
lcase and onward 


(a ) 


Nil 


Leasc area upto 50 
hectares 


120 


180 


(b ) 


Nil 


160 


240 


Lease area above 50 
hectares but not 
exceeding 100 
hectares 


(c ) 


Nil 


120 


200 


300 


Lease area above 
100 hectares 


2 . In the case of lease obtained for the supply of raw material for the industry owned by the concerned lessee , the rates 
of dead rent would be applicable as given in respect of item number (a) above, irrespective of the lease area, 


Note : For the purpose of this notification the rates of dead rent for the State of West Bengal shall remain the same as specified 

in the notification of theGovernment of India in the Ministry of Steel and Mines (DepartmentofMines ) No. GSR 458 (E ) 
dated the 5th May , 1987." 


[F . No. 3 /5 /95 -MVI] 
M . C .MAHAPATRA, Jt. Secy . 


Note : The Third Schedule was amended earlier, vide Notification Nos : 

1, GSR No. 458 (E ), dated 5th May , 1987. 
2 .GSR No . 856 (E ), dated 14th October, 1987. 


Printed by the Managor, Govt. of India Proar, Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Publishod by the Controllor of Publications , Dolhi- 110054 - 1997 


